M 


anm 


. 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 अग्रहायण, 1940 ( श०) 
17 दिसम्बर , 2018 ( ई० ) 


संख्या- 1124 राँची , सोमवार , 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
8 दिसम्बर , 2018 


संचिका संख्या -8/ गठन/119/ 2014 / न०वि०आ०-5806 -- गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग , 
झारखण्ड , राँची की अधिसूचना सं०-6328, दिनांक 25 नवम्बर , 2018 के आलोक में गढ़वा जिलान्तर्गत 
पूर्व में गठित नगर उंटारी अनमंडल का नाम श्री बंशीधर नगर के रूप में परिवर्तित होने के कारण पूर्व 
में गठित नगर उंटारी पंचायत का नाम परिवर्तित कर " श्री बंशीधरनगर नगर पंचायत " के रूप में 
प्रतिस्थापित किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


बी० पी० एल० दास , 
सरकार के अपर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1124 - - 300 


